TARIAL 
Line 


ANL SECRETAD 


रजिस्ट्री सं० डी . ( डी ) - 73 


REGISTERED No. D - ( D ) - 73 


सम्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUOLISHED BY AUTHORITV 


सं० 44 ] 
No. 44 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 30, 1976 ( कार्तिक 8, 1898 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 30 , 1976 ( KARTIKA 8 , 1898 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
. Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation. 


" 


- - . . . 


- - 


- - 


. 


. . 


- 


- - - - . - .. . 


2693 


759 


3767 


1765 


359 


भाग [- ---खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा प्रादेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 
भाग I -- खंड 2 -~-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I खंड 3 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, पिनियमों, प्रादेशों 

पौर संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - -- खंड 4 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 
भाग II - खंड 1 - अधिनियम , अध्यावेश और 

विनियम . . 
भाग II -- खंड 2 - विधेयक और विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . 
भाग II - खंड 3 - उपखंड (i ) ---- ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा 
जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 


विषय- सूची 
पृष्ठ जारी किए गए साधारण नियम ( जिनमें 

साधारण प्रकार के प्रादेश , उप -नियम 

आदि सम्मिलित हैं ) . . 
भाग II ...-खंड 3 - - उपखंड (ii ) - - (रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

प्रादेश और अधिसूचनाएं . . 
भाग II खंड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि . 

सूचित विधिक नियम और आदेश 
भाग III - खंड 1 - महालेखापरीक्षक , संघ लोक 

सेवा आयोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 
और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III --- खंड 2 -- एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग III --- खंड - मुख्य प्रायुक्तों द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III - खंड 4 - विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
सूचनाएं , प्रादेश , विज्ञापन और नोटिस 

शामिल हैं . 
भाग IV - गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर 

सरकारी संस्थानों के विज्ञापन तथा नोटिस 


93 


9271 


1461 


857 


65 


1915 


181 


301GI/ 76 


( 759) 


760 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 30 , 1976 (KARTIKA 8 , 1898 ) [PART - Sec , 1 


CONTENTS 


PAGE 


PAG 


2693 


PART 1 - SECTION 1 .- -Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations , Order and 
Resolutions issued by the Ministrios of the 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 
Court 


( other than the Ministry of Defence ) and 
by Central Authorities ( other than tho 

Administrations of Union Territories ) . . 
Part II — SECTION 3 ._ _ SUB. Sec . ( ii ) . - Statutory 

Ordery and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than tho Ministry of Defence ) and 
by the Central Authorities (other than the 
Administrations of Union Territories ) . . 


759 


3767 


PART 1 - SECTION 2 . - Notifications regarding AP 

pointments , Promotions, Lcave etc . of 
Government Officers iøsued by the Minis 
tries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defonct ) and by the 
Supreme Court 


1765 


PART II - SECTION 4 . - Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defence . . 


359 


PART 1 - SECTION 3 . - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations , Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 
Defence . 

. 

" 


PART III - SECTION 1 . Nodifications issued by the 

Auditor General Union Public Servico 
Commission , Railway Administration , High 
Courts and the Attached and Subordinato 
Omics of the Government of India 


9271 


1. 461 


PART 1 - SECTION 4 . - Notifications regarding Af 

pointments, Promotions , Leave etc . of 

Officers issued by the Ministry of Defence 
PART II - SECTION 1. - - Acts , Ordinances and Regula 

tion ) 


65 


PART 11 - SECTION 2 . - Bills and Reports of Select 

Committees On Bllls 


PART III - SECTION 2 - - Notifications and Notices 

issued by the Patent Office , Calcutta . . 
PART 1 ]] - SECTION 3. - — Notifications issued by or 

under the authority of Chlef Commis 

sioners . . . . 
Part II - SECTION 4 . - Miscellaneous Notification 

including Notifications, Ordors , Advertiser 
ments and Noticos issued by Statutory 

Bodies 
PART IV - Advertisements and Notices by Privato 

Individuals and Privato Bodies .. 


1915 


PART II — SECTION 3. - SUB , SBC . ( i ). - General Sta . 

tutory Rulcs ( including orders, bye- lawa 
etc . of general character issued by the 
Ministries of the Government of India 


181 


भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 30, 1976 ( कार्तिक 8 , 1898 ) 


761 


- . . - 


- . . 


भाग - खण्ड 1 

PART I -- SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा 

__ आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 


[ Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Govern nent of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ] 


योजना आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 14 सितम्बर 1976 

संकल्प 
सं० वो - 2 / 74- भा० जा० सं० : --- भारत और जापान में प्रार्थिक विकास 
के अध्ययन से संबंधित समिति , जिसका गठन योजना आयोग के दिनांक 1 जून , 
1962 के संकल्प संख्या एफ० 13 ( 39 ) / 62 प्रशा० 1 द्वारा किया गया था 
और जो योजना मायोग के दिनांक 14- 8- 1974 के संकल्प संख्या दो - 2/ 74 
मा० आ० स० के द्वारा अन्तिम बार पुनर्गठित की गई थी , को फिर से इस प्रकार 
पुनर्गगिठत किया गया है: --- -- 
श्री जी० पार्थसारथी 

मध्यक्ष 
डा० एस० चक्रवर्ती 

सवस्य 
श्री एच० पी० नन्दा 

सदस्य 
डा० ए० रामचन्द्रन 

सदस्य 
श्री एम० नरसिहंम् 

सदस्य 


2. श्री पार० पी० एस० वर्मा, निदेशक, योजना आयोग इस समिति के सचिव 
होंगे । 


मावेश 


प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों , राज्यों 
के सभी मुख्य मंत्रियों , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों , प्रधानमन्त्री सचिवालय 
मंत्रिमण्डल सचिवालय , राष्ट्रपति के सचिव , राष्ट्रपति के सैन्य सचिव और विदेशों 
में सभी भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों को भेजी जाए । 


2. विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल , नियंत्रण बोर्ड में निम्नलिखित 
सदस्य होगें : - - 
( 1 ) सचिव ( स्वास्थ्य और परिवार नियोजन ) 

अध्यक्ष 
( 2 ) अपर सचिव ( स्वास्थ्य ) 

उपाध्यक्ष 
( 3 ) संयुक्त सचिव ( कु० ) ( स्वास्थ्य विभाग ) सदस्य 
( 4 ) संयुक्त सचिव ( वित्त सलाहकार ) ( स्वास्थ्य 
विभाग ) 

- तदैव 
( 5 ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 

- तदेव 
( 6 ) निदेशक , केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - तदैव 
( 7 ) चिकित्सा अधीक्षक , विलिगहन अस्पताल 

- तवैव 
( 8 ) चिकित्सा अधीमक, सफदरजंग अस्पताल 

- तदेव 
( 9 ) मुख्य ांजीनियर ( सिविल ) केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग 

-- सदैव 
( 10 ) उप सचिव , ( मान्तरिक बिस सलाहकार ) - तदैव 
( 11 ) बरिष्ठ वास्तुकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेपा 
लय 

- तदेव 
( 12 ) भोषधि नियंत्रक ( भारत ) 

तदेव 
( 13 ) प्रवर सचिव ( अस्पताल ) 

सवस्य सचिव 
बोर्ड की अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी । 

मादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एफ प्रतिलिपि भारत सरकार 
के सभी मंत्रालयों/ विभागों / राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री का सचिवालय 
लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
दिल्ली प्रशासन विल्ली नगर निगम / नई दिल्ली नगर पालिका/ दिल्ली छावनी 
बोर्ड / उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए । 

प्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में माम सूचना के 
लिए प्रकाशित किया आए । 
* 1 सचिव ( स्वास्थ्य ) 
2. अपर सचिव ( स्वास्थ्य ) 
3. संयुक्त सचिव ( क ) स्वास्थ्य विभाग 
4. संयुक्त सचिव ( वित्त सलाकार ) स्वास्थ्य विभाग 
5. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
6 . निवेशक , केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
7. चिकित्सा अधीक्षक विलिण्डन अस्पताल नई दिल्ली । 
8. चिकित्सा अधीक्षक बिलिगान अस्पताल नई दिल्ली । 
9. मुख्य इंजीनियर (सिविल ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग । 
10. उप सचिव ( आन्तरिक वित्त सलाकार ) 
11. वरिष्ट वास्तुकार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
12. ओषधि नियंत्रक ( भारत ) स्वस्थ्य सेवा महानिदेशालय 
13. अवर सचिव ( अस्पताल ) 

सी० पार कष्णामूर्ति , 

संयुक्त सचिव 


यह भी आदेश दिया जाता है कि एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
की जाए । 


कृष्ण 


कुमार श्रीवास्तव , 

संयुक्त सचिव 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 22 सितम्बर 1976 


संकल्प 


सं० जैड 28015/ 57/ 76-एच० . -- बिलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल 
नियंत्रण बोर्ड के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के 6 जुलाई, 1971 के संकल्प 
संख्या 2- 74/ 71 -एप के पैरा 2 में प्रांशिक संशोधन करते हुए नीचे पैरा 2 के 
अनुसार उक्त मोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया है । 


762 


CAT 7 TITTA , TATT 30, 1978 ( Fifat 8, 1898 ) 


[HTT I - - 05 11 


प्रादेश 


ऊर्जा मंत्रालय 

(91497 fHT ) 
af facit, fai 13 TTT 1976 


संकल्प 


O 54012/3 / 76- to toho -- fram # faAIA 64 * , 
1976 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में , जिसके अन्तर्गत रेलवे सहित विविध 
उपभोक्तानों के लिए अपेक्षित किस्म के कोयले की पूर्ति करने व उसके उत्पादन 
से संबंधित समस्याओं को व्यापक जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया 
Tut T, TT TT that oft Taft fagle tarie ( 31- 8 
1970 ) GMT 31- 12- 1976 AT FETT fifa 


प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी 
मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिघालय , प्रधानमंत्री सपियालय, मंत्रिमंडल सचिवालय , 
संसदीय कार्य विभाग , लोक सभा , राज्य सभा सचिवालय , योजना प्रायोग, भारत 
के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , महालेखापाल , पाणिज्य ,निर्माण और विविध , 
अध्यक्ष कोल इंडिया लि० प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि० / ईस्टर्न कोल 
फील्ड्स लि० / बैस्टर्न कोल फील्ड्स लि० सेन्ट्रल कोल फील्स लि . केन्द्रीय खान 
प्रायोजन व डिजाइन संस्थान लि . तथा समिति के सभी सदस्यों को भेजदी 
TITI 
। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के 
लिए भारत के राजपम्न में प्रकाशित किया जाए । 

THAT, FORT 


PLANNING COMMISSION 


New Delhi, the 14th September 1976 

RESOLUTION 


No. II- 2 / 74 - JJC . -- The Committee for Studies on Economic 
Development in India and Japan set up vide Planning Com 
mission Resolution No. F . 13 ( 39 ) / 62- Adm . I dated the 1st 
June 1962 and last reconstituted vide Planning Commission 
Resolution No. II - 2 / 74 - IJC dated the 14th August 1974 has 
been further reconstituted as follows : 


( 3 ) Joint Secretary ( K ) 

Member 
Department of Heulth 
( 4 ) Joint Secretary (FA ) Deptt. of Health Member 
( 5 ) Director General of Health Services Member 
(6 ) Director, Central Government Health Member 

Scheme 
( 7 ) Medical Superintendent, Willingdon Member 

Hospital 
( 8 ) Medical Superintendent, Safdarjang Member 

Hospital 
(9 ) Chief Engineer (Civil ), CPWD 

Member 
(10 ) Deputy Secretary ( IFA ) 

Member 
( 11 ) Senior Architect, Directorate Gencral Member 

of Health Services 
( 12 ) Drugs Controller ( India ) 

Member 
( 13 ) Under Secretary (H ) 

Member Secretary 


CHAIRMAN 


Shri G . Parthasarathi. 


MEMBERS 
Dr. S . Chakravarty . 
Shri H . P . Nanda . 
Dr. A . Ramachandaran . 
Shri M . Narasimham . 


The other terms and conditions of the Board remain un 
changed . 


2 . Shri R . P . S . Verma, Director , Planning Commission , 
will be the Secretary of the Committee . 


ORDER 


ORDER 


ORDERED that a copy of this Rosolution be communicated to 
nll State Governments , all Chief Ministers of States , all Minis 
trics of the Government of India , the Prime Minister s Secre 
tariat, the Cabinet Secretariat , the Secretary to the President, 
the Military Secretary to the President and heads of all Indian 
Missions abroad . 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to 
all the Ministries / Departments of Government of India / 
President Secretariat / Prime Minister s Secretariat / Lok Sabha 
Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Dte . General of Health 
Services Delhi Administration / Delhi Municipal Corporation / 
NDMC / Delhi Cantonment Board / Chairman and Members * 
of the Board 


ORDERED also that a copy be published in the Gazette of 
India . 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of 
India for general information , 


K . K . SRIVASTAVA , Jt. Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 
New Delhi , the 22nd September 1976 

RESOLUTION 


No. Z - 28015 /52 / 76 - H , - - In partial modification of para 2 
of this Ministry s Resolution No. 2 -74 /71- H , dated 6th July , 
1971, setting up a Willingdon and Safdarjang Hospitals Con 
trol Board , it has been decided to reconstitute the Board as 
in para 2 below . 

2 . The Willingdon and Safdarjang Hospitals Control Board 
will consist of the following : 

(1) Socretary (Health & Family Planning) Chairman 
( 2 ) Additional Secretary (Health ) Vice -Chairman 


* 1. Secretary (Health ) 
2 . Additional Secretary (Health ) 
3 . Joint Secretary ( K ) , Deptt. of Health 
4 . Joint Secretary ( FA ), Department of Health 
5. Director Gencral of Health Services 
6 . Director, Central Government Health Scheme 
7. Medical Superintendent, Safdarjang Hospltal, New 

Delbi 
8 . Medical Superintendent, Willingdon Hospital , New 

Delhi. 
9 . Chief Engineer, (Civil ) , CPWD 
10. Deputy Secretary ( IFA ) 
11 . Senior Architect Dte . CHS , 
12 . Drugs Controller ( India ) , Dle . CHS. 
13. Under Secretary ( H ). 

C . R . KRISHNAMURTHI, Jt. Secy . 


Part 


Sec . 11. THE GAZETTE OF WA, OCTOBER 30 , 1976 (KARTIKA 8 , 1898 ) 


763 


T TULT 


MINISTRY OF ENERGY 


(DEPARTMENT OF COAL ) 
New Delhi, the 13th September 1976 

RESOLUTION 
No. 54012 / 3 / 76 -CDT. - In continuation of this Depart 
ment s Resolution of even No , dated the 6th April, 1976 
constituting the Committco to examino comprehensively the 
problems connected with production and supply of coal of the 
required quality to the various consumers including Railways , 
the Government of India have decided to extond the dato of 
submission of the report by this Committee ( from 31st August 
1976 ) to 31st December 1976 . 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to all the Ministries of the Government of India , The Presi 
dent s Secrotariat, the Prime Minister s Secretariat, tho Cabinet 
Secretariat, the Departmont of Parliamentary Affairs , the Lok 
Sabha /Rajya Sabha Secretariat, the Planning Commission , 
the Comptroller and Auditor General of India , the Account 
General, Commerce , Works and Miscellaneous , the Chairman 
Coal India Limited , the Managing Directors , Bharat Coking 
Coal Ltd / Eastern Coalfields Ltd . Western Coalfields Ltd . / 
Central Coalfields Ltd . /Central Mine Planning and Desigo 
Institute Ltd . and all Members of the Committee . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

M . JHA, Director. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMBNT OP INDIA PRE99 , FARIDABAD 
AND PUBLİHBD BY THE CONTROLLER OP PUBLICATIOND, DAL , 1976 


